निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 आषाढ़ 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 810 ) पटना , सोमवार , 15 जुलाई 2019 


सं० 5 / आ०2 - 1036 / 2018 - 995 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


संकल्प 

28 जून 2019 
श्री रंजीत कुमार सिंह , कार्यपालक अभियंता , लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , ढांका के विरूद्ध कार्यालय में 
अनुपस्थित रहने संबंधी कतिपय परिवाद विभाग में प्राप्त हुए । श्री गजेन्द्र कुँवर , पूर्वी चंपारण से प्राप्त परिवाद पत्र 
की जाँच अधीक्षण अभियंता , लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल , मोतिहारी से करायी गयी । अधीक्षण अभियंता , लोक 
स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल , मोतिहारी के पत्रांक - 341, दिनांक 22 .04 .2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया , 
जिसमें आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सिंह से विभागीय पत्रांक -795 , 

5 21 . 05 . 2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । श्री सिंह द्वारा पत्रांक - 431 , दिनांक 22. 05. 2019 द्वारा 
अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया । समर्पित स्पष्टीकरण की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं 
समीक्षा के क्रम में समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया । 

2 . जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण , मोतिहारी के पत्रांक - 05 / गो० , दिनांक 03 .01 . 2019 द्वारा श्री रंजीत कुमार 
सिंह , कार्यपालक अभियंता , लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , ढाका के बिना अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय से अनाधिकृत 
रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी । 
जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण , मोतिहारी के उक्त पत्र के आलोक में श्री सिंह को विभागीय पत्रांक - 690 , दिनांक 
30 . 04 . 2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण , मोतिहारी के माध्यम से समर्पित करने हेतु निदेशित 
किया गया । तदालोक में श्री सिंह द्वारा पत्रांक - 388 , दिनांक 02. 05 .2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण जिलाधिकारी , 
पूर्वी चंपारण , मोतिहारी को समर्पित करते हुए इस आशय की सूचना विभाग को समर्पित की गयी । जिलाधिकारी , 
पूर्वी चंपारण , मोतिहारी के पत्रांक - 137 / गो० , दिनांक 01. 06 . 2019 द्वारा श्री सिंह के समर्पित स्पष्टीकरण पर 
बिन्दुवार मंतव्य विभाग को समर्पित किया गया , जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य प्रतिवेदित 
किया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 जुलाई 2019 


पाया 


3. माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 13. 12. 2017 को जिला मुख्यालय , मोतिहारी स्थिति सभा 
कक्ष में सम्पन्न बेतिया एवं मोतिहारी जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में माननीय विधायक श्री फैसल रहमान द्वारा 
उठाये गये मुद्दे के जाँच के क्रम में दिनांक 05. 09 . 2018 को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल कार्यालय , ढाका का क्षेत्रीय 
मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र , मुजफ्फरपुर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया , 
जिसमें श्री रंजीत कुमार सिंह , कार्यपालक अभियंता सहित अन्य अभियंता भी अनुपस्थित पाये गये। 
4. उपर्युक्त सभी मामले की समेकित रूप से विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षा के क्रम में 

श्री सिंह पर उपर्युक्त कृत्य बिहार सेवा संहिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली में 
वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है तथा श्री सिंह के इस कृत्य के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील ) नियमावली , 2005 के नियम - 14( v ) के तहत दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया । 

5. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री रंजीत कुमार सिंह , कार्यपालक अभियंता , लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , ढाका के 
विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2005 के नियम - 14 ( v ) के तहत 
निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है : 

• एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
6. उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश : 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले 
असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रवीण कुमार गुप्ता , 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 810 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


